निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 367 ) 


5 श्रावण 1933 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 27 जुलाई 2011 


पत्रांक - ओ0 / रा0मा0आ0 -विविध -04 / 2009 - 11962 

गृह (विशेष) विभाग 


प्रेषक, 


सुनील कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार , 
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना । 


पटना, दिनांक 27 जुलाई, 2011. 


द्वारा: 


वित्त विभाग, बिहार, पटना । 
राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यालय के लिए विभिन्न श्रेणी के कुल 60 ( साठ ) पदों का सृजन की स्वीकृति के 


विषयः 


संबंध में । 


आदेश: 


स्वीकृत । 


महाशय , 


निदेशानु उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि , राज्य सरकार द्वारा मानवाधिकार अधिनियम , 1993 की धारा 21 में 
प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की स्वीकृति के फलस्वरूप गृह विभाग के अधिसूचना संख्या 27 – गृ0आ0 
दिनांक 03 जनवरी 2000 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया । तदुपरांत यथा विहित प्रक्रियान्तर्गत महामहिम राज्यपाल, 
बिहार के आदेश से विभागीय अधिसूचना संख्या 6896 , दिनांक 25 जून 2008 द्वारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 जुलाई 2011 


नियुक्ति की गयी । गठित राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यों के सम्पादन हेतु प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा, स्वीकृत, निम्नलिखित 
विवरणों के कंडिका 18 में वर्णित संख्या के अनुसार कुल 60 ( साठ) पदों के सृजन की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है: 


| 


| 


पदनाम 


पदनाम 


पदों की 
संख्या 


अपुनरीक्षित 
वेतनमान 


पुनरीक्षित वेतनमान 


अभ्युक्ति 


उप - सचिव 


12000 - 16500 


2 | निजी सहायक 


5500 - 9000 


3 | आप्त सचिव 


| 


3 


| 6500- 10500 


| 4 | रजिस्टार 


| 


1 


| 18600 -21100 


सहायक रजिस्टार 


10000 - 15200 


| शोध पदाधिकारी 


6500 - 10500 


7 | प्रशिक्षण पदाधिकारी 


6500 - 10500 


PB- 3 - 15600 - 39100 
___ G. Pay - 7600/ 
PB- 2 - 9300 -34800 

G . Pay - 4600 / 
PB- 2 - 9300 - 34800 

G. Pay - 4800 / 
चार वर्ष बाद PB- 3 + 5400/ 
PB- 4 - 37400 - 67000 

G . Pay - 10 , 000 / 
PB- 3 - 15600- 39100 

G . Pay - 6600 / 
PB- 2 - 9300 - 38800 
_ G . Pay - 4600 / 
PB- 2 - 9300 -34800 

G . Pay - 4200 / 
( सामान्य प्रतिस्थानी वेतनमान ) 
PB- 2 - 9300 - 34800 

G. Pay - 4200/ 
PB- 2 - 9300- 34800 
_ G. Pay - 4600/ 
PB- 2 - 9300 -34800 
_ G . Pay - 4600 / 
PB- 2 - 9300 -34800 

G . Pay - 4200/ 
PB- 1 - 5200- 20200 

G. Pay - 1900/ 
PB- 2 - 9300 -34800 

G. Pay - 4200/ 
PB- 1 - 5200 - 20200 
__ G. Pay - 1900 / 


8 | विधि सहायक 


5500 - 9000 


सहायक 


5500 - 9000 


| पुलिस निरीक्षक 


6500 - 10500 


पुलिस अवर निरीक्षक 


5500 - 9000 


3050 - 4590 


| निम्नवर्गीय लिपिक 
| 13 | रीडर 


5500 - 9000 


3050 - 4590 


आरक्षी (लीभ ) 
15 | 

| चालक 
16 | आदेशपाल 
17 | कम्प्यूटर ऑपरेटर 


। 


14 
8 


| 
| 


4500 नियत 
4000 नियत 
7649 नियत 


अनुबंध के आधार पर । 
अनुबंध के आधार पर । 
अनुबंध के आधार पर । 


कुल : 


60 ( साठ ) 


2. उपरोक्त 60 ( साठ ) पदों के सृजन के निमित वित्तीय वर्ष 2011- 12 का स्थापना व्यय रुपये 1,11, 96 ,204 = 00 (एक करोड़ 
ग्यारह लाख छियानवे हजार दो सौ चार रुपये) आवर्तक व्यय के रूप में अनुमानित है (व्यय विवरणी संलग्न) । 

इस प्रकार उक्त पदों के सृजन वित्तीय वर्ष 2011 - 12 में हजार के गुणक में कुल रुपये 1,11,96,204 = 00 ( एक करोड़ ग्यारह 
लाख छियानवे हजार दो सौ चार रुपये) मात्र का व्यय परिकलित है । 

3. उक्त राशि के व्यय का वहन , बजट मुख्य शीर्ष -2770 – अन्य प्रशासनिक सेवाएँ -उप मुख्य शीर्ष- 00 - लघु शीर्ष- 800- अन्य 
व्यय ( समूह शीर्ष - गैर योजना) उप शीर्ष - 0021 - बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग विपत्र कोड - एन - 207000800021, के अन्तर्गत किया 


जायगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 27 जुलाई 2011 


4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है । 
5 . सभी प्रकार के व्यय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, गृह (विशेष ) विभाग, पटना होगें । 
6. उक्त स्वीकृत पदों के वेतन एवं स्थापना व्यय इत्यादि की निकासी सचिवालय कोषागार , पटना से की जायेगी । 
7. स्वीकृत्यादेश पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुनील कुमार, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 367 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


